रजिस्ट्री संडीएल - 33004/97 


REGD. NO . D . L. - 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Has 


3 ) 1947 


भाग - खण्ड 1 
PART I- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 148 ] 
No. 148 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12 , 1997 / श्रावण 21 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12 , 1997 /SRAVANA 21, 1919 


वाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना संख्या 31 ( पी. एम. )/ 97 - - 02 

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1997 


विषय : - निर्यात और आयात नीति अप्रैल, 1997 मार्च, 2002 - रोलर फ्लोर मिलों द्वारा गेहूं के आयात के सम्बन्ध में नीति । 


फा . सं. आई . पी . सी ./ 4 / 5 ( 654 ) / 92 - - 97 . - सार्वजनिक सूचना सं . 11 ( पी एन )/ 97 - 02, दिनांक 28 मई, 1997 के अधिक्रमण में 
और निर्यात एवं आयात नीति, 1997 - 2002 में शामिल आयात की निषेधात्मक सूची की सरणीबद्ध मदों भाग - 3 , पैराग्राफ 15. 3 में क्रम सं . 7 के सामने 
निर्दिष्ट प्रतिबन्ध सं. ( 2 ) के प्रकार के अनुसार जिसके तहत गेहूँ के आयात की अनुमति इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार दी जाती है । 

उपर्युक्त के अनुसरण में भारतीय राज्य व्यापार निगम ( एसटीसी ) और परियोजना उपस्कर निगम ( पी ई सी ) को रोलर फ्लोर मिलों की ओर से 
गेहूं के आयात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई हैं : 
( 1 ) आयात रोलर फ्लोर मिलों की मिलिंग उद्देश्यों के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा और परिणामी आटे की 

बिक्री घरेलू बाजार में की जाएगी । 
( 2 ) आयात ठेके का पंजीकरण आयातक अभिकरण द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाध उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास किया जाएगा । 
( 3 ) आयातित गेहूँ वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन अलग- अलग रोलर फ्लोर मिलों को बेधा को जाएगा । 


2. इसे लोक हित में जारी किया जाता है । 


एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, ( विदेश व्यापार ) 


2021 GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I- SEC. 1] 


- 


MINISTRY OF COMMERCE 


PUBLIC NOTICE NO . 31 (PN )/97 — 02 

New Delhi, the 12th August, 1997 


Subject : - Export and Import Policy April, 1997 – March , 2002 — Policy relating to import of Wheat by Roller flour 

Mills. 


F . No . IPC /4/5 (654 )/92 - 97. In supersession of Public Notice No . 11 (PN )/97 - 02 dated the 28th May, 1997 and in 
accordance with the nature of restriction No. ( ii ) indicated against S. No. 7 in Part III, Paragraph 15 .3 , canalised Items of the 
Negative List of Imports as contained in Export & Import Policy , 1997 - 2002 according to which wheat is permitted to be 
imported in accordance with a Public Notice issued in this behalf. 


ate Trading Corporation of India Limited (STC ) and the Projects Equipments Corpo 
ration ( P . E . C .) are permitted to import wheat on behalf of Roller Flour Mills subject to the following conditions : 


(i) 


The import should be for meeting the Roller Flour Mills own requirements for milling purposes and sale of the 
resultant flour in the domestic market. 
The import contract should be registered by the importing agency with Agricultural and Processed Food Prod 
ucts Export Development Authority (APEDA ). 

The imported wheat must be sold to be individual Roller Flour Mills on actual user condition . 
This issues in Public interest. 


(iii) 

2 . 


S. B . MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade 


Printod by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by tho Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


